734 


HARYANA GOVT GAZ ., NOV. 23, 1999 (AGHN 2, 1921 SAKA ) 


[ PARTI 


उद्यान एवं विपणन विभाग 


दिनांक 22 अक्तूबर , 1999 


संख्या 1997-कृषि अनुभाग (1)-99/19490.-- चूंकि हरियाणा सरकार, कृषि विभाग अधिसूचना संख्या 18 16 
क ० एस ० (1)-84/7484, दिनांक 19 जून , 1984 द्वारा रोहतक में अधिसूचित मण्डो क्षेत्र के पृछ परिक्षेत्र मुख्य मण्डी 
प्रागण तथा उप मही प्रगण घोषित किये गये थे । 


और, चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल द्वारा सब्जी मण्डी, रोहतक के उप मण्डी प्रागण को जनहित में समाप्त करने 
का निर्गय लिया गया है । 


। 


-- 


इसलिये , अब , पंजाव कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1961 ( 1961 का पंजाब अधिनियम 23). की धारा 7 
की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार , उद्यान एवं विपणन विभाग की 
मधिसूचना संख्या 567- कृषि प्र . ( 1 )-99/6953, दिनांक 9 अप्रैल , 1999, के प्रति निर्देश से हरियाणा के राज्यपाले . इसके 
द्वारा, हरियाणा सरकार , कृषि विभाग , अधिसूचना संख्या 1816-कृषि एस (1)-84/7484, दिनांक: 19 जून , 1984, 
में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :-- 


संशोधन 


हरियाणा सरकार, कृषि विभाग , अधिसूचना संख्या 1816 कृषि एस ० ( 1) -84/7484, दिमांक 19 जून, 1984 
में , अनुसूची में , शीर्ष " उप मण्डी प्रागण का परिक्षेन्न " के अधीन खाना 3 के नीचे , क्रम संख्या 3 के सामने प्रविष्टियों का लोप 
कर दिया जायेगा । 


नसीम अहमद , 


सचिव , हरियाणा सरकार , 
उद्यान एवं विपणन विभाग । 


HORTICULTURE AND MARKETING DEPARTMENT 


. 


The 22nd October , 1999 


No. 1997 -Agri.S (I )-99/ 19490.-~~ Whereas in the Rohtak notifies market area certain localities 
were declared to be the principal market yard and sub -market yard , -- vide Haryana Government, Agri 
culture Department, notification No. 1816- Agri.S( I)-84/7484, dated the 19th June, 1984 . 

And whereas, the Gover or of Haryana has decided to abolish the sub -market yard of Vegeta 
ble Market, Rohtak . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of section 7 of the 
Punjab Agricultural Produce Markets Act , 1961 ( Punjab Act No. 23 of 1961 ), and with reference to 
Haryana Government, Horticulture and Marketing Department notification No. 567- Agri.S(I)-99/6953, 
dated the 9th April, 1999 , the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the 
Haryana Government , Agriculture Department , notification No. 1816- Agri.S (1)-84/7484, dated the 19th 
June , 1984, namely : 


AMENDMENT 


In the Haryana Government, Agriculture Department, notification No. 1816- Agri . S(I) -84/7484, 
dated the 19th June, 1984 , in the Schedule , under heading " Localities of Sub -Market Yard , under column 
3 , ihe entrics against serial number 3 shall be omitted . 


NASEEM AHMAD , 


Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

Horticulture and Marketing Department, 


